रजिस्ट्री सं डीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


मायमवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


. . 


1 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खंड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( 11) 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 107 ] 
No. 107 ] 


नई दिल्ली, शक्रवार , फरवरी 21, 1997 / फाल्गुन 2, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1997/PHALGUNA 2 , 1918 


-- 


कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1997 
का . आ . 133 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, निशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम , 1995 ( 1996 
का 1 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय समन्वय समिति का , इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से, गठन करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के अधीन नियुक्त : 
1. कल्याण मंत्री 


अध्यक्ष ( पदेन ) 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन नियुक्त : 
2. सचिव , कल्याण मंत्रालय 
3. सचिव, शिक्षा विभाग 
4. सचिव , महिला और बाल विकास विभाग 
5. सचिव , व्यय विभाग 
6. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
7. सचिव, स्वास्थ्य विभाग 
8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 
9. सचिव , औद्योगिक विकास विभाग 
10. सचिव , शहरी कार्य और नियोजन मंत्रालय 
11. सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय 
12. सचिव, विधि कार्य विभाग 
13. सचिव , लोक उद्यम विभाग 


सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 


436 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii )] 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ड. ) के अधीन नियुक्त : 
14. अध्यक्ष, रेल - बोर्ड 


सदस्य ( पदेन ) 


धारा ३ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( च ) के अधीन नियुक्त : 
15 . महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण 


सदस्य ( पदेन ) 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( छ ) के अधीन नियुक्त : 
16 . निदेशक , राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 


सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( झ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट : 
17 . श्री राहुल बजाज , बजाज ओटो लिमिटेड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र 
18. महारानी यशो राज्य लक्ष्मी, नं. 3, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 
19 . पूज्यपाद जे. कुन्दुकुलम, बिशप, त्रिशुर, डाओसिस बिशप्स हाउस, त्रिशुर, केरल 


सदस्य 


सदस्य 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ञ ) के अधीन नियुक्त : 
20. निदेशक , राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देरादून ( उत्तर प्रदेश ) 
21. निदेशक , राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान , सिकंदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) 
22. निदेशक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता ( पश्चिमी बंगाल ) 
23. निदेशक , अली यावर जंग , राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई ( महाराष्ट्र ) 


सदस्य ( पदेन ) 
सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ट ) के अधीन नामनिर्दिष्ट : 
24. आयुक्त और सचिव , समाज कल्याण विभाग, असम सरकार, दिसपुर - गुवहाटी 
25. सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, कर्नाटक सरकार , बंगलौर 
26 . सचिष, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 
27. सचिव ( कल्याण ) अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


धारा ३ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ठ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट : 
28. डा , ओंकार शर्मा, महा सचिव, अखिल भारतीय मूक परिसंघ, नई दिल्ली 
29 . डा. इन्द्रजीत कौर , सभापति , भगत पुरन सिंह पिंगलवार सोसाइटी, अमृतसर 
30 . श्रीमती मीरा कुमार , संसद सदस्य, 6, कृष्णा मैनन मार्ग, नई दिल्ली 
31 . श्रीमती आभा सिंह, डब्ल्यू -23, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 
32 . श्री अखिल गौतम, पत्रकार , 286, सैक्टर -16- ए, चंडीगढ़ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ड ) के अधीन नियुक्त : 


33. संयुक्त सचिव (विकलांग कल्याण ) कल्याण मंत्रालय 


सदस्य - सचिव ( पदेन ) 


[ फा. सं. 6 - 1/ 96 - एच डब्ल्यू III ] 

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव 


[ 417 ] — Yug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st February , 1997 
S. O . 133 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) and (2 ) of sectuon 3 of the Persons with Disabilities 
(Equal Opportunities, Protection ofRights and Full Participation ) Act, 1995 ( 1 of 1996 ), the Central Government hereby constitues 
the Central Coordination Committee consisting of the followingmembors, with effect from the date of publication of this notifica 
tion , namely : 


Appointed under clause (a ) of sub -section (2 ) of section 3 : 
1. Welfare Minister 


Chairman (ex -officio ) 


Appointed under clause (c) of sub -section (2) of section 3 : 
2 . Secretary Ministry of Welfare 
3 . Secretary , Department of Education 
4 . Secretary , Department of Women and Child Development 

Secretary , Department of Expenditure 

Secretary , Department of Personnel and Training 
7. Secretaty, Department of Health 
8. Secretary, Department of Rural Development 
9. Secretary , Department of Industrial Development 
10 . Secretary , Ministry of Urban Affairs and Employment 

Secretary, Ministry of Science and Technology 
12 . Secretary, Department of Legal Affairs 
13. Secretary , Department of Public Enterprises 


Member ( ex -officio ) 
Member ( ex -officio ) 
Member (ex- officio ) 
Member ( ex -officio ) 
Member ( ex -officio ) 
Member (ex-officio ) 
Member (ex - officio ) 
Member (ex-officio ) 
Member (ex -officio ) 
Member (ex -officio ) 
Member (ex -officio ) 
Member (ex -officio ) 


Appointed under clause (e) of sub - section (2) of section 3 : 
14 . Chairman , Railway Board 


Member (ex-officio ) 


Appointed under clause (1) of sub -section (2) of section 3 : 
15 . Director General Employment and Training 


Member (ex - officio ) 


Appointed under clause (g) of sub -section (2 ) of section 3 : 
16 . Director, National Council for Educational Research and Training 


Member (ex-officio ) 


Nominated under clause (1) of sub - section (2) of section 3 : 
17. Shri Rahul Bajaj, Bajaj Auto Ltd ., Akurdi, Pune, Maharashtra . 
18 . Maharani Yasho Rajya LakshmiNo. 3 , Nayaya Marg , Chanakyapuri, New Delhi. 
19. Rev. J. Kundukulam Bishop of Trissur , Diocese, Bishops House, Trissur Kerala . 


Member 
Member 
Member 


Appointed under clause ( ) of sub -section (2) of section 3 : 
20 . Director , National Institute for the Visually Handicapped , Dehradun (Uttar Pradesh ) 
21. Director, National Institute for theMentally Handicapped, Secunderabad (Andhra Pradesh ) 
22. Directior, National Institute for the Orthopaedically Handicapped , Calcutta (West Bangal) 


Member (ex- officio ) 
Member (ex -officio ) 
Member (ex-officio ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II Sec . 3 (ii)] 


= 


- 


= 


23, 


Member (ex -officio ) 


Director, Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped , 
Mumbai (Maharashtra ) 


Momber 


Nominated under clause (k ) of sub -section (2 ) of section 3 : 
24 . Commissioner & Secretary , Social Welfare Department, Goverrunent of Assam , 

Dispur -Guwahati. 
25 . Şecretary , Women & Child Development DepartmentGovernment of Karnataka 

Bangalore . 
26 . Secretary, Handicapped Welfare Department,Government of Uttar Pradesh, Lucknow . 
27. Socretary (Welfare), Andaman and Nicobar Islands Administration, Port Blair. 


Member 


Member 
Member 


Member 


Nominated under clause (l) of sub - section (2 ) of section 3 : 
28 . Dr. Onkar Sharma, General Secretary All India Federation of the Deaf, New Delhi. 
29 . Dr. Indarjit Kaur President, Bhagat Puran Singh Pingalwara Society , Amritsar. 
30 . Smt. Meira Kumar, Member of Parliament, 6 , Krishna Menon Marg , New Delhi. 
31. Smt. Abha Singh, W -23, Greater Kailash, New Delhi. 
32. Shri Akhil Gautam , Journalist, 286 , Sector-16 -A , Chandigarh . 


Member 
Member 
Member 
Member 


Appointed under clause (m ) of sub -section (2 ) of section 3 : 
33. Joint Secretary (Handicapped Welfare) Ministry of Welfare . 


Member- Secretary 
( ex - officio ) 


[ F . No. 6 - 1/ 96 -HW . UI ] 
GAURI CHATTERJI, Jt . Secy . 


GAUR EIN 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by thy Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


